पंजीयन क्रमांक " छत्तीसगढ़ दुर्ग / 
सो. ओ./ रायपुर/ 17 /2002. " 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2- 22 - छत्तीसगढ़ गजट/ 38 सि. से . 
भिलाई, दिनांक 30 - 5 - 2001. " 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


. 


क्रमांक 105 - अ ] 


- अ ] 


रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मई 2004 -- ज्येष्ठ 7; शक 1926 


पर्यावरण एवं नगरीय विकास विभाग 
मंत्रालय , दाऊ कल्याण सिंह भवन , रायपुर 


रायपुर, दिनांक 26 मई 2004 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ . 1 - 6 / 18/ 2004. - छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क्र . 23 सन् 1956 ) की धारा 433 के साथ 
पठित धारा 10 की उपधारा ( 6) और छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्र . 37 सन् 1961 ) की धारा 355 के साथ पठित धारा 29 
की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार , राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से , एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ निर्वाचन 
नियम , 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों में : 

नियम -25 के पश्चात् निम्नलिखित नियम - 25 - क अन्त: स्थापित किया जाये, 


1 . 


A 


नियम - 25 - क 


“नियम के 25 उपनियम ( 1 ) के अधीन प्रत्येक अभ्यर्थी, जो किसी नगर पंचायत के पार्षद हेतु रिटर्निंग आफिसर 
के समक्ष नाम -निर्देशन प्रस्तुत कर रहा हो , वह प्ररूप - 3 क में स्वघोषणा पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करेगा एवं 
किसी नगरपालिक निगम के महापौर या पार्षद् या नगर पालिका परिषद् के अध्यक्ष या पार्षद् हेतु रिटर्निंग 
आफिसर के समक्ष नाम -निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय , वह प्ररूप -3 ख में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी 
नोटरी के समक्ष लिए गये शपथ का शपथ - पत्र , आवश्यक रूप से संलग्न करेगा. " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी . के . सिन्हा , विशेष सचिव . 


210 ( 1 ) 


210 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


प्ररूप - 3 क . 
( नियम 25 -क देखें ) 


अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला स्वघोषणा पत्र जो नाम -निर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को पेश किया जाना 


स्वघोषणा - पत्र 


.......... .. आयु........... . 


.... . . . . . . . . . 


: 


मैं ............. 

.....सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी .. 
निवासी.............. 

................तहसील. ... 
जिला............ ............... छत्तीसगढ़ में नगर पंचायत ...:............ 

.................के अध्यक्ष अथवा वार्ड क्रमांक............ 
पार्षद पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पेश कर रहा हूं. 


................. 


जिला. ... .. .. ... .. 


. 


2.:. 


में सत्यनिष्ठा में निम्नलिखित का प्रतिज्ञान करते हुए कथन करता हूं : 
1. कि मुझे पूर्व में सजा हुई / नहीं हुई है..................... 


. . . . . . . . .राज्य 


. . . . . . . : 


. 


. . . . . . . . . . 


II . कि मुझे निम्नलिखित मामले / मामलों में सजा हुई है :- . . 

( 1 ) प्रकरण क्रमांक ................... थाना. ..................जिला . .... 
( 2) संबंधित अधिनियम ........ ...................... की धारा............ 
(3 ) अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसमें सजा हुई है.................. 

................................. 
( 4). सज़ा दिये जाने का दिनांक ........... 
न्यायालय का नाम .......... 

.............जिसके द्वारा घोषणाकर्ता को सजा दी गई . 
सजा का विवरण.............. 

.................( अवधि का विवरण जितनी अवधि के 
लिए कारागार का दण्ड दिया गया तथा अर्थदण्ड का विवरण जो आरोपित किया गया.) : 

कारागार से विमुक्ति की तारीख /तारीखें ......... 
( 8 ) अपील / पुनरीक्षण का विवरण जो उपर्युक्त सजा के विरुद्ध की गई............ 

.. . .............. .. 
... (9 ) अपील / पुनरीक्षण क्या परिणाम हुआ इसका विवरण ........... 


. 


. 


. 


. . . . . . . . . . . . . 


. III. कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों के पूर्वमें डिसचार्ज / दोषमुक्त हुआ हूं : 

( 1 ) प्रकरण क्रमांक..... 
( 2) संबंधित अधिनियम ....... 

.......... . की धारा....... 
( 3) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा मुझे डिसचार्ज/ दोषमुक्त किया गया है...... 


. 


. 


. 


. 


... .. ... 


.. . . . . . .. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( 4) डिसचार्ज / दोषमुक्त होने का दिनांक......... 
.. (5 ) डिसचार्ज/ दोषमुक्त के लिए की गई अपील/ पुनरीक्षण का विवरण ....... 
. . .. .. . .. 

.......................... . 
( 6) अपील/ पुनरीक्षण का क्या परिणाम हुआ इसका विवरण .............. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


- 


210 ( 3 ) 


. 


V. यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्वनिम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया है अथवा 

न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है. इसमें ( उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाये जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक 

वर्षों की दी जा सकती है.) { इसमें पूर्व कंडिका I एवं II के प्रकरणों को न दिया जाये . 
v. यह कि मेरी स्वयं की पति / पत्नी और आश्रितों की चल , अचल तथा बैंक जमा का विवरण यह है कि : 

( क ) चल संपत्ति – (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में घोषणाकर्ता द्वारा अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से बताया जाये एवं 
अन्य स्वामित्वधारियों का नाम , उम्र , व्यवसाय तथा शपथकर्ता का उनसे संबंध में स्पष्ट रूप से बताया जाये. ) आश्रितों से आशय 
यह है कि जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है . 


. 


विवरण 


स्वयं 


पति / पत्नी 

के नाम 
. ( 4) 


आश्रित - 1 
के नाम 
(5) 


आश्रित -2 
के नाम . 
(6) 


आश्रित- 3 
के नाम 
(7) 


(1 ) 


( 2 ) 


(3 ) 


. 


1 . 


नकद 


बैंक , वित्तीय संस्थाओं और 
गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों . 
में जमा धनराशि . 


. 

. 


__ . . 3 . 


कंपनियों के बांड, डिबेंचर और 
शेयर .. 


4 . 


अन्य वित्तीय साधन पी . पी . एफ ., . 
डाकघर जमा योजना, एल . आई. . 
सी . पॉलिसी आदि. 


मोटर वाहन ( कृपया , कंपनी माडल 
आदि का विवरण देवें ). . 


गहनें ( कृपया वजन तथा कीमत 
आदि का विवरण दें ) . 


अन्य परिसंपत्ति जैसे दावे की . 
कीमत / ब्याज . 


( सूचीबद्ध कंपनियों के बाण्ड / डिबेंचर शेयर के संबंध में स्टाक एक्सचेंज का वर्तमान बाजार मूल्य बताया जाये, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के बाण्ड / 
डिबेंचर / शेयर का मूल्य खाते के अनुसार दिया जाये.) 


| 


. . 


( ख ) अचल संपत्तियों का विवरण :- ( संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में संयुक्त स्वामित्व का विर से उल्लेख किया 

जाये. अन्य स्वामित्वधारियों से शपथकर्ता का नाम , उम्र , व्यवसाय तथा घोषणाकर्ता से उनके संबंध का उल्लेख किया 
जाये ) 


210 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


क्र . 


. 


विवरण 


स्वयं . पति / पत्नी 

का नाम , 
___ (3) ( 4) 


आश्रित -1 
का नाम 
(5) . 


आश्रित -2 
का नाम 
(6) 


आश्रित - 3 
का नाम 
( 7) 


( 1 ) . (2 ) 
1 . कृषि भूमि 
1 . जिला -तहसील स्थान ( ग्राम ) 

का नाम जहां स्थित है. 
2 . कुल ख . नं ....... 
3 . कुल रकबा ............. 

4 . वर्तमान बाजार मूल्य.... 
2 . गैर कृषि भूमि 

1 . जिला -तहसील स्थान ( ग्राम ) का 
___ नाम जहां स्थित है . 

. 2. प्लाट नं ...... 
3 . क्षेत्रफल ...................... 

4 . वर्तमान बाजार मूल्य ......... 
3. भवन ( व्यवसायिक और आवासीय 

पृथक -पृथक बताया जाये ) 

1. जिला..... 
. तहसील .............. 

2. स्थान का नाम ...... 
. 3. प्लाट नं ............... 
4 . क्षेत्रफल............ 
5. वर्तमान बाजार मूल्य....... 


VI. मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियां निम्नानुसार है : 


. 


क्रमांक 


विवरण 


बकाया राशि 
दिनांक ............ तक 


शासकीय विभाग / बैंक तथा 
वित्तीय संस्थाओं का नाम एवं 
- पता 

(3 ) . 


(1 ) 


( 2 ) 


(1 ) बैंक से ऋण 
( 2) · वित्तीय संस्थाओं से ऋण 
( 3) शासकीय बकाया ( आयं तथा वेल्थ 

टैक्स को छोड़कर) 
(1 ) आयकर अधिकर सहित आयकर रिटर्न . 

जिस निर्धारित वर्ष तक जमा कराया गया 


ब . 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


. 210 ( 5 ) 


__ 


(3) 


(4) . 


है, उसका विवरण देवें . इसके अतिरिक्त 
स्थायी लेखा नम्बर स्थायी लेखा नम्बर 

कोड भी लिखा जाये . 
( 2 ) वेल्थ टैक्स -संपत्ति कर रिटर्न जिस निर्धारण 

वर्ष तक जमा कराया गया है उसका विवरण 

देवें . . 
(3 ) वाणिज्यिक कर 
( 4 ) संपत्ति कर 


___ VII. . मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है : 

( अपनी स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख करें ) . 
. स्कूल का नाम / शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है. 


प्रमाण पत्र / उपाधि 


। 


स्कूल / कॉलेज 


शिक्षामंडल / विश्वविद्यालय 


. 


. 


हस्ताक्षर घोषणाकर्ता 


सत्यापान 


मैं . . . . . . . 


........... आ . /पति / पत्नी........... 

. सत्यनिष्ठा से यह 
सत्यापित करता / करती हूं कि उपर्युक्त घोषणापत्र की कंडिका | से VII में दिये गये तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही 
है तथा उपर्युक्त घोषणापत्र में किसी भी सारवान तथ्य / जानकारी को छुपाया नहीं गया है. 


हस्ताक्षर घोषणाकर्ता 


210 (6) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


प्ररूप - 3 ख . 
( नियम 25 -क देखें ) 


अभ्यर्थी द्वारा दिया जाने वाला शपथ - पत्र जो नाम-निर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को पेश किया जाना है 


शपथ- पत्र 


. . 


. ... .. . 


. .. .. ... . . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


.... सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी ........... 
निवासी.......... 

...............तहसील.................. 
जिला ......... ................ छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम / नगरपालिका परिषद् ......... 
जिला. ..... 

..............के महापौर/ अध्यक्ष अथवा वार्ड क्रमांक ............... 
पार्षद पद के चुनाव के लिए नामांकन पत्र पेश कर रहा हूं. 


2. 


मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक प्रतिज्ञान करते हुए एतद्वारा शपथ लेता हूं : 


I. 


कि मुझे पूर्व में सजा हुई/ नहीं हुई है.............. 


. . . . . 


. . . . . . . . राज्य 


. . 


II . कि मुझेनिम्नलिखित मामले / मामलों में सजा हुई है :- . 

(1 ) प्रकरण क्रमांक......... .. थाना . 
. ( 2 ) संबंधित अधिनियम ........... ................ की धारा ............ 

............... 
(3 ) अपराध का संक्षिप्त विवरण जिसमें सजा हुई है..... 


. . . . . . . 


...... 


. 


(4 ) सजा दिये जाने का दिनांक........ 
( 5) न्यायालय का नाम .......... . .......................जिसके द्वारा शपथकर्ता को सजा दी गई . 
( 6 ) . सजा का विवरण...... 

.............( अवधि का विवरण जितनी अवधि के 
लिए कारागार का दण्ड दिया गया तथा अर्थदण्ड का विवरण जो आरोपित किया गया .) . 

कारागार से विमुक्ति की तारीख/ तारीखें .. 
. ( 8 ) अपील/ पुनरीक्षण का विवरण जो उपर्युक्त सजा के विरुद्ध की गई .. .. .......... .. ...... 


( 7 ) 


कर 


. 


.... ............. 


. . . 


. . .. . . . ... 
(9) अपील / पुनरीक्षण क्या परिणाम हुआ इसका विवरण .................... 

. ....... 


. 


. 


III. कि मैं निम्नलिखित प्रकरणों के पूर्वमें डिसचार्ज/ दोषमुक्त हुआ हूं : 

(1 ) प्रकरण क्रमांक..... 
( 2) संबंधित अधिनियम ..................... 
( 3 ) न्यायालय का नाम जिसके द्वारा मुझे डिसचार्ज / दोषमुक्त किया गया है............ 

................... 
( 4) डिसचार्ज / दोषमुक्त होने का दिनांक............. 


- - - - - -- - - - 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


210 ( 7 ) 


( 5) डिसचार्ज/ दोषमुक्त के लिए की गई अपील / पुनरीक्षण का विवरण ............ 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


( 6 ) 


अपील / निगरानी का क्या परिणाम हुआ इसका विवरण ............. 


IV . यह कि मुझे आज से 6 माह पूर्वनिम्नलिखित प्रकरणों में अपराधी बनाया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा चार्ज लगाया है अथवा 

न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है. इसमें ( उन्हीं प्रकरणों का विवरण दिया जाये जिसमें कारावास की सजा 2 या 2 से अधिक 
वर्षों की दी जा सकती है.) { इसमें पूर्वकंडिका I एवं II के प्रकरणों को न दिया जाये . } 


V . यह कि मेरी स्वयं की पति / पत्नी और आश्रितों की चल, अचल तथा बैंक जमा का विवरण यह है कि :- . 

( क ) चल संपत्ति - (संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में शपथ द्वारा अपना हिस्सा स्पष्ट रूप से बताया जाये एवं अन्यः 
स्वामित्वधारियों का नाम, उम्र , व्यवसाय तथा शपथकर्ता का उनसे संबंध में स्पष्ट रूप से बताया जाये.) आश्रितों से आशय यह 
है कि जो मुख्य रूप से शपथकर्ता की आय पर आश्रित है. 


क्र. . 


विवरण 


स्वयं 


पति / पत्नी 
के नाम 
(4 ) 


आश्रित - 1 
के नाम 
(s) 


आश्रित - 2 
के नाम 
(6) 


आश्रित - 3 
के नाम 
(7 ) 


. 


(1 ) 


(2 ) 


___ (3 . 


नकद 


बैंक , वित्तीय संस्थाओं और 
गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियों 
में जमा धनराशि . 


3 . 


कंपनियों के बांड, डिबेंचर और 
शेयर . . . 


अन्य वित्तीय साधन पी . पी. एफ . , 
डाकघर जमा योजना , एल . आई. 
सी . पॉलिसी आदि. 


मोटर वाहन ( कृपया कंपनी , माडल 
आदि का विवरण देवें ). 


गहनें ( कृपया वजन तथा कीमत 
... आदि का विवरण दें ). . . 
7 . अन्य परिसंपत्ति जैसे दावे की 

कीमत / ब्याज. 


( सूचीबद्ध कंपनियों के बाण्ड / डिबेंचर / शेयर के संबंध में स्टाक एक्सचेंज का वर्तमान बाजार मूल्य ६...पर जाये, गैर सूचीबद्ध कंपनियों के बाण्ड / 
डिबेंचर / शेयर का मूल्य खाते के अनुसार दिया जायें . ) 


210 ( 8 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


( ख ) अचल संपत्तियों का विवरण :- ( संयुक्त स्वामित्व की संपत्ति के संबंध में संयुक्त स्वामित्व का विस्तार से उल्लेख किया 
. . जाये. अन्य स्वामित्वधारियों से शपथकर्ता का नाम , उम्र , व्यवसाय तथा शपथकर्ता से उनके संबंध का उल्लेख किया जाये ) 


विवरण 


स्वयं 


पति / पत्नी 
के नाम 
( 4) 


आश्रित - 1 
के नाम 
( 5) 


आश्रित -2 . आश्रित - 3 
के नाम के नाम 
(6) . (7 ) . . 


(3) 


(1) (2) 
1. कृषि भूमि 
__ 1 . जिला- तहसील स्थान ( ग्राम ) 

का नाम जहां स्थित है. 
2. कुल ख . नं ..... 
3. कुल रकबा .......... 

4. वर्तमान बाजार मूल्यं ............ 
2. गैर कृषि भूमि 
1. जिला -तहसील स्थान ( ग्राम ) का 

नाम जहां स्थित है . 
. 2. प्लाट नं .. 

3 . क्षेत्रफल ..................... 
___ 4. वर्तमान बाजार मूल्य ..... 
__ भवन (व्यवसायिक और आवासीय 

पृथक -पृथक बताया जाये ). . 
__ 1 . जिला...... 

तहसील............ 
2. स्थान का नाम ........... 
3. प्लाट नं ............ ......... 
4 . क्षेत्रफल.. 


टन.............. 


5. 


वर्तमान बाजार मूल्य ........ . 


_ VI. मेरी शासकीय एवं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं की देनदारियां निम्नानुसार है : 


क्रमांक 


विवरण 


शासकीय विभाग /बैंक तथा 
वित्तीय संस्थाओं का नाम एवं 

पता 


बकाया राशि 
दिनांक............ तक 


( 2 ) 


(1 ) बैंक से ऋण 
( 2) वित्तीय संस्थाओं से ऋण 
(3 ) शासकीय बकाया ( आय तथा वेल्थ 

टैक्स को छोड़कर ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 28 मई 2004 


210 ( 9 ) 


7 


(1 ) 


(2) 


. (3 ) 


(4 ) 


____ ब . 


( 1) आयकर अधिकर सहित आयकर रिटर्न 

• जिस निर्धारित वर्ष तक जमा कराया गया 
है , उसका विवरण देवें . इसके अतिरिक्त 
स्थायी लेखा नम्बर स्थायी लेखा नम्बर 
कोड भी लिखा जाये. 
वेल्थ टैक्स -संपत्ति कर रिटर्न जिस निर्धारण 
वर्ष तक जमा कराया गया है उसका विवरण 


. 


देवें . 


( 3) वाणिज्यिक कर 
( 4) संपत्ति कर 


VI . मेरी शैक्षणिक योग्यता निम्नानुसार है : 

( अपनी स्कूल तथा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का उल्लेख करें ) 
स्कूल का नाम / शिक्षा मंडल एवं विश्वविद्यालय का नाम जहां से डिग्री प्राप्त की गई है या कोर्स किया गया है. 


वर्ष 


प्रमाण पत्र / उपाधि 


स्कूल / कॉलेज 


शिक्षामंडल / विश्वविद्यालय 


हस्ताक्षर घोषणाकर्ता 


सत्यापन 


.............. ............ ....... आ ./ पति / पत्नी.......... . 

... सत्यनिष्ठा से यह 
सत्यापित करता / करती हूं कि उपर्युक्त घोषणा पत्र की कंडिका | से VII में दिये गये तथ्य मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही 
है तथा उपर्युक्त घोषणापत्र में किसी भी सारवान तथ्य / जानकारी को छुपाया नहीं गया है. 


हस्ताक्षर शपथकर्ता 


210 .( 10 ) 


ETHIT 175193 , Petici 28 $ 2004 


. Raipur, the 26th May, 2004 . 


. 


NOTIFICATION 


No. F.1-6/ 18 /2004.-- In exercise of the powers conferred by sub - section (6) of section 10 read with section 433 
of the Chhattisgarh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956 ) and sub -section (6 ) of section 29 read with section 
355 of Chhattisgarh Municipalies Act, 1961 (No . 37 of 1961), the State Government in consultation with State Election 
Commission hereby makes the following amendinent in Chhattisgarh Nirvachan Niyam , 1994 , namely :- : . 


· AMENDMENT 


. In the said rules : 


1. 


After sub - rule (1) of Rule 25 ofthe following Rule 25 -A shallbe inserted : 


Rule 25-A 


" Under the provision of sub -rule (1) of Rule 25 . every candidate who is submitting his 
. . . nomination for the election of Councillor of Nagar Panchayat before the returning officer 

shallnecessarily enclose a self declaration in form 3- A and every candidate who is submitting 
his nomination before the returning officer for the election of Mayor or Councillor of any 

Municipal Corporation or for President or Councillor of any Muņicipal Council shall 
· necessarily encolse an affidavit sworn before a Magistrate of the first class or a Notary, in 

form 3 - B ." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

B . K . SINHA, Special Secretary. 


ETANE (7997 , faxi? 28 $ 2004 


210 ( 11 ) 


FORM - 3 " A " 


FORM OF SELF DECLARATION TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATE WITH NOMINATION 


PAPER BEFORE THE RETURNING OFFICER 


SELF DECLARATION FORM 


............ Son/Daughter /Wife of Shri.. 
Age. ............Resident of. . ... 

...... Tahsil......... . ... ....District......... ..... ....(C.G .). 
I am filing a nomination paper for election for the post of Chairman or Councillor of Ward No..................ofNagar 
Panchayat..... 

..District..... 


2. 


solemnly verify and declare the following : 


I 
II. 


. 


that in the past,I had been convicted/not convicted :........... 
that I had been convicted in following case /cases :..... 
(1) Case No. ........... . ...... ...... . . ... .... 

.............Police Station................. 
District............. 

...................State..................... 
(2) Section (s) ofthe concerned Act (s)for which convicted... 


(3) Brief description of offence (s) for which convicted :......... 


(4 ) Date (s) of conviction (s) :............... 
(*) Name of the Court(s)which convicted the declarant : 
(6) Punishment (s) imposed (Indicate the period of imprisonment (s) and /or quantum of fine (s) imposed ): 


(7) Date (s)of release from prison :.. 
(8) Details of appeal(s)/revision (s) filed against the above conviction (s),iſany :... 


OSI . . 


- 
- 


- 


IIIII 


(9) Detail(s) of result of appeal (s)/revision (s):... ... .... 
III. that, in past I have been discharged/ acquitted in the following cases : 

(1) Case No. (s). ........ 
(2) Section (s ) and the concerned Act (s)........ 
(3 ) Name of the Court (s)which discharged /acquitted me............ 
(4) Date (s) of discharge acquittal:..... 
(5) Details of appeal(s) revision (s) filed against the discharge acquittal :..... 

........................ . .. 
(6 ) Detail (s ) of result of appeal(s) revision (s ):........................ 


. 


. .... ....... ......... 


-- - -. . .. . , 


+ 


I 


. 


M . that I have been accused in the following case (s ) six months prior to this date in which the Court has 

framed charges or the Court has taken cognizance (Furnish details of only those cases in which sentence 


210 ( 12) 


HANG ( 5197 , faian 28. $ 2004 


of imprisonment of two or more years can be awarded , the details of cases which have already been given 
in column 1 & Il need not be furnished ) 


V that the details of inovable, immovable and bank deposits ofmyself,my husband/wiſe andmy dependents 

are as follows : 
(a ) Movable Assets : ( In case of Assets in joint ownership , details of share of the declarant should be 
stated clearly at:d other owners name, age, occupation and relationship with the deponent should be 
clearlymentioned ). Dependent means, a person who lives mainly on the income of the deponent. 


No . 


Description 


Self 


In the 
Name of 
Husband / 

Wife 
(4 ) 


. In the 

Name of 
Dependent 
No. 1 
(5 ) 


In the 
Name of 
Dependent 
No. ż . 
(6) : 


In the 
Name of 
Dependent 
No.3 
(7) : 


- 


(2 ) 


(3 ) 


Cash 


Deposits in Bank , . 
Financial Institutions and 
Non Banking Financial . 
Institutions . 


3. 


Bond , Dcbenture & Shares 
of Companies. 


Other financial deposits 
such as, PPF , Deposit in 
Post Office Schemes, LIC 
Policy etc . 


Motor Vehicle ( Please give 
details of company,models 
etc .). 


Jewelries (Please give details 
of Weight, cosi etc .). 


Other Assets such as value 
of claims/interest. 


( In respect bond /debenture/ share of listed companies, current market value in stock exchange should be 
stated: in respect of bond/debenture/shares of non listed companies, value on record may be stated ) 


Details of Immovable Assets : ( In case of assets in joint ownership , the same should be stated in 
details. The name, age , occupation and relationship with the deponent of all other sharcholders 
should be stated .) . 


- - 


- 


- 


Air 


Huat, fèrica 28 2004 


210 ( 13 ) 


No. . 


Descricption 


. 


Self 


In the 
Name of 
Husband/ 

Wife 


In the In the In the 
Name of Nameof Name of 
Dependent Dependent Dependent 

No. 1 No . 2 No . 3 


1. 


Agricultural Land 
1. Name ofDistrict -Tahsil . 

Place (Village ) where 
the land is situated ....... 


2 . 


Khasra No.......... 
Total Area ......... 
PresentMarket Value........ 


4 . 


Non -Agricultural Land 


1 . 


Name ofDistrict - Tahsil, 


. 


- Place ( Village ) where 
the land is situated. ... 


. . . .. .. . .. . .. 


... . . .. . .. .. 


2. · PlotNo.............................. 

Total Area .... .. .... 
4. PresentMarket Value.......... 


3. 


Building (Specify Separately , 
Commercial or Residential) 
1. District.......... 

Tahsil......... 
2. Name of location. 


.. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . . . .. . .. ... ... . .. .. .. . 


3. 


PlotNo... 
Total Area ...... 


PresentMarket Value ...... 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


VI. My liabilities towards the Government and other financial institutions are as follows : 


210 ( 14 ) 


. . 


THI T514a , Fatih 28 R 2004 


No . 


Description 


· Balance Amount 


Due up to............... 


Govt .Dept./Bank 

and Name & 
Address of the 
financial institutions : 


(2 ) 


(3). . 


. 


a. 


1. 
2. 
3. 


Loan from Banks 
Loan from financial institutions 
Governmental dues (excluding 
income/wealth tax ). . 


: 


Details of Income tax including : 
surcharge (Please give details 
of the assessment year for which 
return (s) have been filed . Please 
also give Permanent Account 
Number and Code ). 
Please give details ofWealth / 
Property tax of the assessment. . 
year for which return (s ) have 
been submitted . 
Commercial Tax. 
Property Tax . 


1 


.2 . 


4. 


VII. My educational qualification is as follows: (Specify your School & University levelEducation ) 


• 


Namethe School/Education Board /University from where degree has been obtained or Course 
completed . . . . . 


Year 


Certificate /Degree 


- 


School/College 


Education Board /University 


Signature of the Declarant 


Verification 


1 


. .. . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


..........Son /ílusband Wife of.. 

..... . .....solemnly verify 
that the declaration furnished above in Clause No. I to VII is true and correct 10 the best ofmy knowledge and belicf and 
no materials facts /information has been concealed by me in the above statements . 


HT 115931, Fatih 28 H $ 2004 


210 (15.) 


FORM - 3" B " 


FORM OF AFFIDAVIT TO BE SUBMITTED BY THE CANDIDATE WITH NOMINATION PAPER BEFORE 

THE RETURNING OFFICER 
. AFFIDAVIT 


DISIT 


.......... Son/Daughter/Wife of Shri....... 
Age. .............Residentof............ .......... Talısil............... ............District...... ...... . . .....(C .G .). 
I am filing a nomination paper for election for the post of Mayor / Chairman or Councillor of Ward No.................... of 
Nagar Palika Nigam /Nagar Palika Parishad................. . ......... . . ... .... ...District. 


2. 


Isolemnly verify and declare the following : 


. 


1. 


that in the past, Ihad been convicted /not convicted :........... 


II. 


thatI had been convicted in following case/cases:.............. 
(1) Case No....... 

............Police Station....... 
District................ 

.................................State..................... 
(2) Section (s) of the concerned Act (s) for which convicted . 


. 


. 


. 


. 


(3) Brief description ofoffence (s) for which convicted :... 


. 


. 


. 


. 


" JI 


I 


. 


+ 


. 


. 


. 


1 


. 


1 


. 


1 


. III 


. 


. 


. 


(4) Date (s) of conviction (s) :............... 
(5) Naine of the Court (s)which convicted the deponent:.... .. 
(6) Punishment (s) imposed (Indicate the period of imprisonment (s) and/ or quantum of fine (s) imposed ): 


. 


. 


. 


. . 


. 


+ 


(7) Date (s) ofrelease from prison . ...... ...... ...... ......... 
(8) Details of appeal (s)/revision (s) filed against the above conviction (s), if any :. 


(9) Detail (s) of result of appeal (s)/revision (s) :.......... 


. 


. . 


III. that, in past I have been discharged /acquitted in the following cases :: 

(1) Case No.(s).. 
(2) Section (s) and the concerned Act (s)...... 
(3) Name ofthe Court (s)which discharged / acquitted me...... 
(4) Date (s) of discharge/acquittal :. 
(5) Details ofappeal(s )/revision (s) filed against the discharge/acquittal :. 


III . . 


. 


. . . 


. 


. 


. . 


. 


. . 


. 


(6) Detail (s) of result of appeal(s)/revision (s):..... . .... 


210 ( 16 ) 


. 


THIĘ {TG4a , fatis 


28 47$ 2004 


IV. that I have been accused in the following case (s) six months prior to this date in which the Count has 

framed charges or the Court has taken cognizance (Furnish details of only those cases in which sentence 
of imprisonment oftwo or more years can be awarded, the details of cases which have already been given 
in column 1 & Il need not be furnished ). 


V. 
. 


thatthe details ofmovable , immovable and bank deposits ofmyself,my husband/wife and mydependents 
are as follows : 


. 


. 


(a) Movable Assets : ( In case of Assets in joint ownership, details of share of the deponent should be 
* stated clearly and other owners name, age, occupation and relationship with the deponent should be 

clearly mentioned ). Dependentmeans, a person who livesmainly on the income of the deponent. 


No. 


Description 


Self 


In the 
Name of 
Husband / 
Wife 
(4 ) 


In the 
Name of 
Dependent 

No . 1 
(5 ) 


In the 
Name of 
Dependent 
. No. 2 

(6 ) 


In the 
Name of 
Dependent 
No . 3 
(7) 


. 


(2 ) 


(3 ) 


ei- 


Cashi 


. 


ri 


Deposits in Bank , 
Financial Institutions and 
Non Banking Financial 
Institutions. 


Bond , Debenture & Shares 
ofCompanies. 


Other financial deposits 
such as, PPF, Deposit in 
Post Office Schemes, LIC 
Policy etc . 


. 


5. 


Motor Vehicle (Please give 
details of company, inodels 
etc .). 


Jewelries (Please give details 
of Weight, cost etc.). 


21 


Other Assets such as value 
ofclaims/ interest. 


( In repect bond /debenture /share of listed impanies , currentmarket value in stock exchange should be stated ; 
in respect of bond /debenture /sharcs of non listed companies , value on record may be stated.) 


Details of Immovable Assets : (In case of assets in joint ownership , the same should be stated in 
details . The name, age, occupation and relationship with the deponent of all other shareholders 
should be stated .) 


inię 1947 , Partica 287 2004 


210 ( 17 ) . 


NO . 


Descricption 


Self 


In the 
Name of 
Husband/ 
• Wife · 

(4) 


In the In the In the 
Name of Nameof Name of 
Dependent Dependent Dependent 
No. 1 No. 2 No .3 
(5) 

(7) . 


. 


!. 


Agricultural Land 
1. Name ofDistrict- Tahsil , 

Place ( Village) where 

the land is situated. .............. 
. ........... .......... 

Khasra No... 
3. Total Area ... 
4 . PresentMarket Value........ 


. 


2. 

! 
. 


; 


Non- Agricultural Land 
1. Name of District- Tahsil, 

Place (Village) where 
the land is situated . 

...... ............... .......... .... ... 
2 . Plot No..................... 
3. Total Area... ... 

PresentMarket Value .. .... 


. 


. 


3. 


Building (Specify Separately , 
Commercialor Residential) 
1. District.. ... 

Tahsil. 
2. Name of location .... 


.. . ... . .. .. . 


LE 


3. 
4 . 
S . 


Plot No........ 
TotalArea....... ........ 
PresentMarket 


... 


......................................... 


VI. 


My liabilities towards the Government and other financial institutions are as follows : 


210 ( 18 ) 


EMATE 1997 , Paris 28 $ 2004 


Description 


Balance Amount 
Due up to ......... 


Govt. Dept./ Bank 

and Name & 
Address of the 
financial institutions 


(2 ) . . 


(3) 


(4 ) 


• 


2. 


Loan from Banks 
Loan from financial institutions 
Governmentaldues (excluding 
income/wealth tax ). 


Loa 


3. 


b . 


I. 


Details of Income tax including 
surcharge ( Please give details 
of the assessment year for which 
retum (s) have been filed . Please 
also give Permanent Account 
Number and Code). 
Please give details of Wealth / 
Property tax of the assessment 
year for which return (s ) have 
been submitted . . . . 
Commercial Tax. 
Property Tax 


2 . 


- 


VII. My educational qualification is as follows : ( Specify your School & University level Education ) 


Name the School/ Education Board /University from where degree has been obtained or Course 
completed . 


Year 


Certificate /Degree 


School/ College 


Education Board /University 


Signatyre of the Declarant 


Verification 


................. Son Husband Wife of.... 

........ solemnly verify 
that the declaration furnished above in Clause No. 1 to VII is true and correct to the best of my knowledge and belief and 
no materials facts / information has been concealed by me in the above statements. 


Signature ofthe Deponent 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री , छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2005. 


